निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 487 ) 


31 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 22 जुलाई 2010 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

22 जुलाई 2010 
सं0 बी1 - 3 - 48 / 2010 - 16 — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा - 67 के उपबंधों के अनुसरण 
में बिहार विधान परिषद् का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2010 से संबंधित निम्नलिखित घोषणायें ( प्ररूप 21 क ), जिसमें बिहार राज्य के 
विधान - सभा सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम दिये गये हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 


प्रकाशित की जाती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

आर० के० प्रसाद, 
उप -मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

- सह - सरकार के उप - सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 22 जुलाई 2010 

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 
( कानूनी नियम और आदेश) 

प्ररूप 21क 

नियम 11 (1) देखिए, 

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो ) 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 53 की उप - धारा ( 2) के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा । 

बिहार विधान सभा के सदस्यों के द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन । 
निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की 
धारा - 53 की उप - धारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूँ - 
1. उदय कांत चौधरी 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
मुख्य ग्राम – श्रीपुर हाटी, 

डाकघर – भौआरा, थाना - पंडौल , (मधुबनी) । 
2. किरण घई सिन्हा 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े की गई हैं । 
52 - गंगा टावर, मैनपुरा , पो० - सदाकत आश्रम , 
थाना - दीघा, पटना - 800010 
प्रोफेसर गुलाम गौस 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
बीवीगंज, डाकघर - दानापुर कैन्ट , 

थाना - दानापुर, जिला - पटना । 
4. रामचन्द्र प्रसाद 

जो राष्ट्रीय जनता दल द्वारा खड़े किए गए हैं । 
किलापर, पोस्ट + थाना -बिहार शरीफ , जिला - नालंदा 
रूदल राय 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
मुख्य ग्राम - राजा डुमरी, पो० -मिर्जापुर बन्द्धार , 

थाना -मुफसिल (बेगूसराय ) 
6. विजय कुमार वर्मा 

जो जनता दल ( यूनाइटेड ) द्वारा खड़े किए गए हैं । 
शास्त्री नगर, डाकघर – मधेपुरा, जिला - मधेपुरा 
7 . हरेन्द्र प्रताप पाण्डेय 

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं । 
वार्ड -21 , पो०- पटना जी०पी०ओ० 
थाना कोतवाली, प्रखण्ड - पटना सदर, जिला - पटना 

उस सदन में 07 (सात ) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 21 जुलाई, 2010 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को 
भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं । 


5. 


स्थान 
तारीख 


: बिहार विधान - सभा सचिवालय, पटना 
: 3 जून, 2010. 


सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, 
रिटर्निंग आफिसर, 
बिहार विधान परिषद् 
का द्वि - वार्षिक निर्वाचन । 


PER JJC (31HTERUT), 22 Jalis 2010 


Conduct of Elections Rules, 1961 
PART IV -STATUTORY RULES AND ORDERS 

FORM - 21 – A 
( For use in Biennial election when seat is uncontested ) 

[ See rule II (1) ] 
Declaration of the result of Election under Sub -section ( 2 ) of section -53 of the Representation of the 

People Act, 1951 . 
Election to the Legislative Council of Bihar by the members of the Legislative Assembly. 

In pursuance of the provisions contained in Sub -section ( 2) of section -53 of the Representation 
of the People Act, 1951 read with sub rule (1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules 1961, I 
declare that : 
1. Uday Kant Choudhary 

Sponsored by Janata Dal (United ) 
Mukhya Gram - Shreepur Hati , 
Post- Bhouara, P . S .- Pandaul, Dist.- Madhubani 
Kiran Ghai Sinha 

Sponsored by Bharatiya Janata Party 
52 Ganga Tower,Mainpura , 

Post- Sadakat Aasram , P . S .- Digha , Patna- 800010 
3 . Professor Gulam Gaus 

Sponsored by Rashtriya Janata Dal 
Bibiganj, P . S .- Danapur , 

P .O .- Danapur Cant, Dist.- Patna. 
4 . Ramchandra Prasad 

Sponsored by Rashtriya Janata Dal 
Kilapar, P . O .+ P .S .- Biharsharif, 

Dist- Nalanda 
5 . Rudal Rai 

Sponsored by Janata Dal (United ) 
Vill.- Raja Dumri, P . O .- Mirzapur Bandhar, 

P .S .- Mufsil , ( Begusarai) 
6 . Vijay Kumar Verma 

Sponsored by Janata Dal (United ) 
Shastri Nagar, P . O .- Madhepura , 
P .S .+ Dist.- Madhepura . 
Harendra Pratap Pandey 

Sponsored by Bharatiya Janata Party 
Ward No.-21, Post- Patna G .P . O ., 
P .S.- Kotwali, Block - Patna Sadar , Dist.- Patna 

have been duly elected to fill the seats in that House of seven (07) members retiring on 21. 07 . 2010 
on the expiration of their term of office. 


PLACE : Bihar Vidhan Sabha Secretariat, Patna 
Date : 3rd June, 2010 . 


SURENDRA PRASAD SHARMA 

Returning Officer 
for the biennial election 
to the Bihar Legislative Council . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
Past JTHE (38HTERUT ) 487 - 571 + 300 -scotton 

Website: http ://egazette . bih .nic. in 


